IN 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 आश्विन , 1938 ( श०) 


संख्या - 736 राँची, मंगलवार, 


3 अक्टूबर , 2017 (ई० ) 


श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 


अधिसूचना 
23 जून , 2017 


एस० ओ०- 83 - राँची, दिनांक 3 अक्टूबर , 2017 -- झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान 
अधिनियम , 1953 की धारा- 40 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये झारखंड में राज्यपाल 
झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान नियमावली, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 
(1 ) संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ : 

i. यह नियमावली, झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान ( संशोधन ) नियमावली , 2017 कही जाएगी । 
ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा । 
iii. यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना होने की तिथि से प्रवृत होगा । 
(2) झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान नियमवाली, 2001 के नियम 3 के उपनियम (2) को 

नियमानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 3 अक्टूबर , 2017 


कर्मचारी की संख्या 

10 


वर्तमान निबंधन प्रमाण- पत्र का शुल्क 

240 


11- 20 


420 


21- 50 


900 


51- 100 

1800 
101- और इससे अधिक 

6000 
( 3)नियम -3 के उपनियम ( 3 ) का संशोधन 

नियम-3 के उपनियम-3 के परंतुक में निम्नलिखित प्रावधान अंतर्स्थापित किए 
जायेंगे । 
“ बशर्ते की जहां निबंधन के लिये ऑन- लाइन आवेदन किया गया हो तो प्रतिष्ठान को 
नियोजक के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर ही निबंधित माना जाएगा एवं 

निबंधन प्रमाण - पत्र अविलंब ऑन- लाइन निर्गत कर दिया जाएगा । 
( 4) नियम - 3 के उपरांत नियम 3 क का अंतर्स्थापन 

नियम - 3 के उपरांत नियम 3 ‘ क का अंतर्थापन नियमानुसार किया जाएगा , 
3- क निबंधन प्रमाण- पत्र का नवीकरण : 

प्रत्येक प्रतिष्ठान के नियोजक निबंधन प्रमाण -पत्र के नवीकरण हेतु जिस तिथि को 
निबंधन प्रमाण -पत्र की वैधयता समाप्त हो रही हो , से तीस दिनो के भीतर , ऑन - लाइन 
पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे तथा ऐसा आवेदन करने पर प्रतिष्ठान को विधिवत 

निबंधित माना जाएगा तथा निबंधन प्रमाण- पत्र अविलंब ऑन- लाइन निर्गत होगा । 
( 5)नियम - 3 ख का प्रतिस्थापन 

नियम -3 ख को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
धारा -3 के अंतर्गत निबंधित या 3 “क ” के अंतर्गत नवीकृत निबंधन प्रमाण- पत्र 10 
वर्ष की अवधि तक विधिमान्य रहेगा । 

इस प्रकार प्रदत प्रमाण- पत्र का नवीकरण आवेदित अवधि के 31 दिसम्बर तक 
विधिमान्य रहेगा । 

( संख्या- 02/ झा०दु०प्र०अ०-05/ 2006 श्र०नि० 1411 ) 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


ह०/-( अस्पष्ट ), 

सरकार के अवर सचिव 
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 

झारखंड , राँची । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 3 अक्टूबर , 2017 


अधिसूचना 


एस० ओ०-83 राँची, दिनांक 23 जून , 2017 


का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा | 


( संख्या-02 /झादु०प्र०अ०- 05 / 2006 श्र०नि० 1412 ) 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


ह०/-( अस्पष्ट ), 
सरकार के अवर सचिव 
श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 

झारखंड, राँची । 


- 


- 


- 


- 


- 


Labour, Employment and Training Department 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


NOTIFICATION 
23 June, 2017 


S . O - 83 - Ranchi, Dated - 3 October , 2017 - - In exercise of powers conferred by Section - 40 of the 
Jharkhand Shops & Establishment Act , 1953 the Governor of Jharkhand is pleased to make the 
following amendments in the Jharkhand Shops & Establishment Rules 2001 
1) Short Title, Extent and Government 
i. These Rules may be called the Jharkhand Shops & Establishment (Amendment) 

Rules - 2017. 
ii . It shall extend to the whole State of Jharkhand . 


iii. 


It shall come into force from the date of publication in official Gazette 


2 ) Subsitution of Sub -rule (2 ) of Rule 3 


GRGUS JGTC ( 3THEIRUT) HOGAR , 3 31706 , 2017 


No . of Employee 

10 
11to20 
21to50 
51to100 
101 and above 


Amount of Fees Rs. 

240 
420 
900 
1800 
6000 


3 ) Amendment of Sub - rule ( 3) of Rule 3 

Atthe end of para following proviso shall be inserted : 

“ Provided that where on - line application for registration has been made, the 
establishment shall be deemed to be registered on the basis of information furnished by the 


employer only and registration certificate shall be issued on -line immediately ” . 


4 ) Insertion of Rule 3A 


After Rule ( 3 ), Rule 3A shall be inserted as follows : 


3 -A - Renewal of certificate of registration : 

The employer of every establishment shall apply for renewal of certificate of 
registration through on - line portal not less than thirty days before the date on which the 
certificate of registration expires, and if application is so made the establishment shall be 

deemed to be duly registered and certificate shall be issued on- line immediately . 
5 ) Substitution of rule 3 - B 


Rule of 3 - B shall be substituted as follows : 


Every certificate of registration granted under Rule 3 or renewed under Rule 3 - A , shall 


re 


remain in force upto 10 years . The certificate so granted or renewed shall remain vaildupto 
31" Decmeber of the applied period . 


By the order of the Government of Jharkhand , 


sd /- ( Illegible ), 
Under Secretary to Government. 
Labour , Employment and Training Department, 

Government of Jharkhand . 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

FirquS JIGIC ( 31HTERUT) 736 -- 200 


